रजिस्ट्री संडी० एल० - 33004/ 97 


REGD. NO . D . L .- 33004 /97 


- 
- 


. 


. 


. 


. 


---: 


4 


मत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 





। 


भाग 1 - खण्ड 1 
PART I — Section 1 


A 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


सं . 223 ] 
INo. 223 ] 


नई दिल्ली , शनिवार, नवम्बर 15, 1997 / कार्तिक 24, 1919 
NEW DELHI, SATURDAY , NOVEMBER 15, 1997/ KARTIKA 24, 1919 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1997 

निधन सूचना 


...: 


। 


- 


- 


- 


संख्या 3/ 3 / 97 - पब्लिक : - 14 नवंबर, 1997 को अरुणाचल प्रदेश में वायु सेना के हेलीकाप्टर के गिर जाने के कारण श्री एन . पी . एन . सोम , 
केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री की मृत्यु हो गई । श्री सोमू सरकारी दौरे पर पूर्वोत्तर गये थे । श्री सोमू की मृत्यु के कारण यह देश एक योग्य प्रशासक और अनुभवी 
नेता से वंचित हो गया है । 

श्री सोमू का जन्म 11 मई, 1937 को चेन्नई में हुआ था । उनके पिता श्री एन . वी . नटराजन तमिलनाडु की जानी - मानी राजनीतिक हस्ती और एक 
महान समाज सुधारक थे । इनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी अम्माल ने भी डी . एम. के . द्वारा आयोजित बहुत से आंदोलनों में भाग लिया । 

श्री सोमू की शिक्षा -दीक्षा चेन्नई में हुई । इन्होंने सर थैगोरैया कालेज, चेन्नई से स्नातक की तथा मद्रास लों कालेज से लॉ की डिग्री प्राप्त की । इसके 
बाद ये एडवोकेट के रूप में तमिलनाडु की बार कौंसिल के सदस्य बन गए । 
- अपने छात्र जीवन के दौरान श्री सोमू डी. एम. के . पार्टी के छात्रविंग के सचिव थे । इन्होंने सार्वजनिक मुद्दों पर डी. एम. के . द्वारा आयोजित विभिन्न 

आंदोलनों में सक्रियता से भाग लिया तथा कई बार जेल गए । ये तमिलनाडु में ट्रेड यूनियन आंदोलन से भी निकट से जुड़े थे। ये हिंदू ऑफिस और नेशनल 
प्रैस कर्मचारी यूनियन ( " द हिंदू ", अंग्रेजी दैनिक ) के 25 वर्षों से अधिक तक प्रेसिडेंट थे । ये बहुत सी अन्य यूनियनों से भी संबद्ध थे । 

श्री सोमू मद्रास निगम में 1968 से 1972 तक पार्षद थे । ये 1971 से 1972 तक मद्रास निगम के उप मेयर भी रहे । ये 1980 में तमिलनाडु विधान 
सभा के लिए चुने गए । इन्होंने 1985 से 1989 तक मद्रास - उत्तरी संसदीयनिर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य के रूप में भी सेवा की । पिछले आम चुनाव में इन्हें 
मद्रास - उत्तरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संसद के लिए चुना गया । ये 5 जुलाई, 1996 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल में केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री बने और अपनी 
असामयिक मृत्यु तक इस पद पर बने रहे । 

श्री सोमू बहु - प्रतिभा वाले व्यक्ति थे । ये तमिल में प्रतिष्ठित और प्रतिभावान वक्ता थे । ये अत्युत्सुकं पालक और एक कुशल पत्रकार भी थे । इन्होंने 
पूरे संसार का भ्रमण भी किया था । 
श्री सोमू अपने पीछे पत्नी, पुत्र और पुत्री छोड़ गए हैं । 

बी . पी . सिंह , सचिव 


2924 GI/ 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 - Sec . I] 


11N 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 15th November, 1997 

OBITUARY 
No. 3 /3 / 97 - Public : - Shri N . V . N . Somu, Union Minister of State for Defence , died on the 14th November , 1997 in an 
Air Force Helicopter crash in Arunachal Pradesb . Shri Somu had gone to the North -East on an official visit. The death of Shri 
Somuhas deprived the country of an able administrator and a seasoned leader . 


Shri Somu was born at Chennai on the 11th May, 1937. His father , Shri N . V . Natarajan , was a well known political 
figure and a great social reformer of Tamil Nadu . His mother, Smt. Bhuvaneswari Ammal, also participated in many move 
ments organised by the DMK . 


Shri Somu received his education at Chennai. He graduated from Sir Theagaraya College , Chennai and took his Law 
Degree from Madras Law College . Thereafter, he was enrolled as an Advocate with the Bar Council of Tamil Nadu . 


During his student days, Shri Somu was the Secretary of the Student Wing of the DMK Party . He was an active 
participant in various agitations organised by the DMK on public issues and underwent imprisonment several times. He was 
closely associated with the Trade Union Movement in Tamil Nadu . He was the President of the Hindu Office and National 
Press Employees Union ( The Hindu , English Daily ) for more than 25 years . He was also associated with many other Unions . 


Shri Somu was a Councillor in the Madras Corporation from 1968 to 1972 . He was also the Deputy Mayor of the 
Madras Corporation from 1971 to 1972 . He was elected to the Legislative Assembly of Tamil Nadu in 1980 . He served as a 
Member of Parliament from Madras-North Parliamentary Constituency from 1985 to 1989 . In the lastGeneral Elections he was 
elected to the Parliament from Madras-North Parliamentary Constituency . He became the Union Minister of State for Defence 
in the Union Council ofMinisters on the 5th July , 1996 , which position he held till his untimely death . 


ShriSomu was a man ofmany parts . Hewas a distinguished and gifted orator in Tamil: Hewas also a voraciousreader 
and an accomplished journalist. He had travelled widely all over the world . 


Shri Somų is survived by his wife, son and daughter. 


B . P . SINGH , Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller ofPublications, Delhi- 110054 — 1997 


